रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L . - 33004/ 99 


PAY 


SALMAN 


= 


TRICFER , 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , अगस्त 14 , 2017 / श्रावण 23 , 1939 
NEW DELHI,MONDAY, AUGUST 14 , 2017/ SRAVANA 23, 1939 


सं . 2300 ] 
No. 23001 


रेल मंत्रालय 
(रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 10 अगस्त , 2017 
का . आ . 2625 ( अ ). — केन्द्रीय सरकार , रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् , उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 20क की उपधारा (1 ) के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II , खण्ड 3, उप - खण्ड ( ii) तारीख 
15 मार्च, 2017 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का . आ . 824( अ), तारीख 14 मार्च, 2017 (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् , उक्त अधिसूचना कहा गया है ) से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को , उत्तर प्रदेश राज्य के मीरजापुर 
जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् , ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन , अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित 
करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप - धारा ( 4 ) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों हिन्दुस्तान में 
तारीख 08 अप्रैल , 2017 और दैनिक जागरण में तारीख 08 अप्रैल, 2017 को प्रकाशित किया गया था ; 


और , सक्षम प्राधिकारी को कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए ; 


और , उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को 
प्रस्तुत कर दी है ; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के 
लिए अर्जित की जाएगी ; 


यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्ण रूप से सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर 
केन्द्रीय सरकार में निहित होगी । 


4925 GI / 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


अनुसूची 
उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् , ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए मीरजापुर जिले में जाने वाली 
अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 
जिले का नाम - मीरजापुर 
क्र . तहसील | ग्राम का नाम | प्लाट सं . | भूमि की | भूमि का प्रकार | क्षेत्रफल 

भू - स्वामियों / 
का नाम 

प्रकृति 

हेक्टेयर में | हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


( 7 ) 


1 


सदर । (1) बेलसड़ी | 


142क । 


कृषि 


निजी 


0 . 0090 


| राजेन्द्र प्रसाद व घनश्याम व 
शिवगणेश पुत्रगण रामातौलन 
व ईसरदेई पत्नी रामतौलन 
नि . ग्राम देवरी । 
कुन्ता देवी पत्नी भगवान दास 
नि . ग्राम अचितपुर । 


243 


कृषि 


निजी 


0 . 0016 


चुनार । (1) मकईपुर | 

(रेल से रेल ) 


237 


कृषि 


निजी 


0 . 0080 


श्रीराम व छांगुर पुत्रगण 
बैजनाथ नि . ग्राम करहट । 


242 


कृषि / 


निजी 


0 . 0070 


वृक्ष 


238 


कृषि / 


निजी 


। 


0 . 0178 


वृक्ष 


232 


- 


कृषि 


0 . 0300 


233 


कृषि 


निजी । 


0 . 0001 


राजलाल व सोडर पुत्रगण 
जगरदेव व कपिल देव व 
ज्ञानदास व भगवान दास 
पुत्रगण बोडर व रामजनम व 
लालता पुत्रगण रामदेव व 
सुधराम पुत्र सेतू व श्यामदेव 
पुत्र बल्देव समस्त नि . ग्राम 
करहट । 
अनिल कुमार व अजय कुमार 
व अरूण कुमार पुत्रगण 
राजाराम नि . ग्राम करहट । 
सरस्वती सिंह पत्नी गोविन्द 
शरण सिंह नि . ग्राम बरईपुर 
व वासमती पत्नी अमरदेव नि . 
बरईपुर व धनपत्ती देवी पत्नी 
रामजीत नि . ग्राम डोमरी । 
वाराणसी । 
सरस्वती सिंह पत्नी गोविन्द 
शरण सिंह नि . ग्राम बरईपुर 
व वासमती पत्नी अमरदेव नि . 
बरईपुर व धनपत्ती देवी पत्नी 
रामजीत नि . ग्राम डोमरी 
वाराणसी । 
शिवधन व रामधन व 
लोकनाथ पुत्रगण दल्लू नि . 
ग्राम करहट । 
कल्लू पुत्र शिवसन व राकेश 
सिह व राजेश सिंह पुत्रगण 
दिन्नू व सुखू व बैजनाथ व 
जगरनाथ पुत्रगण नन्हकू व 
दल्लू पुत्र सुखदेव व रामदेव 
पुत्र कुमार समस्त नि . ग्राम 
करहट । 
कल्लू पुत्र शिववरन राकेश 
सिंह व राजेश सिंह पुत्रगण 
हिन्नू नि . ग्राम करहट । 


240 


कृषि 


निजी 


0 . 0050 


241 


कृषि 


निजी 


0 . 0100 


239 


कृषि 


निजी 


0 . 0100 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


चुनार 


227 


निजी 


0 . 0800 


235 


कृषि 


निजी 


0 . 0700 


216 


कृषि 


निजी 


0 . 0400 


267 


कृषि 


निजी 


0 . 0180 


( 2 ) 


161 


कृषि 


निजी 


0 . 0504 


10 


कुण्डाडीह 
(रेल से रेल ) 


162 


निजी 


0. 0308 


कृषि 
कृषि 


179 


निजी 


0 . 0192 


178 


कृषि 


निजी 


0 . 0051 


श्रीराम पुत्र नन्हकू व 
राजकुमारी देवी पत्नी श्रीराम 
नि . ग्राम भगवानपुर वाराणसी । 
रामनन्दन पुत्र सुखराज नि . 
ग्राम करहट । 
लल्लू पुत्र नागा नि . बहादुरपुर 
पर. राल्हूपुर । 
रामनरेश सिंह व राजेन्द्र 
प्रसाद व वंशनरायन सिंह 
पुत्रगण रामनन्दन सिंह व 
जंगल पुत्र मीन्ता व घनश्याम 
व जोखन पुत्रगण रामजीत व 
पंचम पुत्र रामलखन व 
सियाराम पुत्र रामदेव व 
श्यामपूरन सिंह व सत्यनरायन 
सिंह व श्यामनारायन सिंह 
पुत्र रामवदन समस्त नि . ग्राम 
जादोपुर । 
गिरिजा पुत्र चमरू नि . 
डोमरी । 
नत्थू पुत्र चमरू नि . डोमरी । । 
केशनाथ व तुफानी व गनेश 
व राममूरत पुत्रगण परषोत्तम 
नि . डोमरी । 
पवन कुमार व अंकित कुमार 
पुत्रगण ओमप्रकाश व गीता 
देवी पत्नी ओमप्रकाश व 
केवला देवी पत्नी छोटेलाल 
नि . पकरी । 
बच्चन व लखन पुत्रगण 
चावालाल व दुखरन पत्नी 
चोवालाल नि . पकरी । 
आनन्द कुमार पुत्र गिरिजा 
प्रसाद व उषारानी पत्नी 
गिरिजा प्रसाद नि . डोमरी । 
माता प्रसाद पुत्र सुन्दर नि . 
डोमरी । 
ओम प्रकाश व जयप्रकाश व 
गुलाब व राजेश कुमार 
पुत्रगण बच्चन नि . डोमरी । 
पंचम सिंह पुत्र रामलखन नि . 
योदोपुर हा. मु . कुण्डाडीह । 
श्याम जी पुत्र घूरफेक्कन व 
रमाशंकर व प्रभूनरायन व । 
लल्लन व पप्पू व राजेन्द्र व 
महेन्द्र व नवाती पुत्रगण 
रामजी नि . ग्राम । 
लौटू व पलटू व सलटू एव 
भानू प्रताप उर्फ भन्टू पुत्रगण 
सक्खन व रामकली पत्नी स्व . 
सक्खन नि . रमना वाराणसी । 
रामनरायन व राजनाथ 
पुत्रगण लखन व राजकुमार व 
साधो पुत्रगण मक्खन व 
सक्खन पुत्र विश्वनाथ व लौटू 
व पलटू व सलटू एव भानू 


177 


कृषि 


निजी 


0 . 0018 


180 


कृषि 


निजी 


0 . 0198 


181 


कृषि 


निजी । 


0 . 0150 


280 


निजी । 


0 . 0100 


163 


निजी 


0 . 0192 


404 


कृषि 


निजी 


0 . 0250 


( 3 ) करहट 
(रेल से रेल ) 


408 


कृषि 


निजी 


0 . 0250 


| 408 / 864 | 


कृषि 


निजी 


0 . 0250 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3( ii )] 


चुनार 


412 


कृषि 


0. 0250 


निजी । 
निजी 


( 4 ) 


83 


कृषि 


0 . 0125 


गोरखपुरमाफी 


कृषि 


निजी 


0 . 0179 


कृषि 


निजी 


0 . 0260 


89 


| 


कषि 


निजी । 


0 . 0153 


132 


कृषि 


निजी 


0 . 0605 


681 


कृषि 


निजी 


0 . 0704 


( 5 ) जमालपुर 

मु. बरईपुर 
(रल से रेल ) 


687 


कृषि 


निजी । 


0 . 0198 


( 6) नरायनपुर 


निजी । 


0 . 0526 


प्रताप उर्फ भन्टू पुत्रगण 
सक्खन व रामकली पत्नी स्व . 
सक्खन नि . रमना वाराणसी । 
खदेरू पुत्र कन्हई । 
सत्यनरायन व बाबूलाल व 
जवाहिर पुत्रगण पोतन नि . 
ग्राम । 
राधेश्याम पुत्र खेलावन नि . 
ग्राम । 
बाबूलाल व रामसखी व 
बसन्त नरायन पुत्रगण 
हीरालाल नि . ग्राम । 
राम औतार पुत्र बल्देव व 
रन्जीता कौर पत्नी रमनदीप 
सिंह नि . म. न . 49 मोतीनगर , 
लखनऊ । 
रामलखन पुत्र देवन नि . ग्राम । 
बच्चालाल पुत्र रामगोपाल 
उर्फ टूड़ी नि . ग्राम जैरामपुर । 
रामऔतार पुत्र जगरनाथ व 
हरिहर यादव पुत्र फौदी यादव 
नि . ग्राम जैरामपुर । 
जंगबहादुर सिंह व राम सूरत 
सिंह व मुन्ना सिंह पुत्रगण 
झगडू व बीना सिंह पत्नी 
मदन सिंह व गिरीश चन्द्र 
यादव पुत्र माधव चन्द्र यादव 
व आकलीन बानो पत्नी 
अतीक अहमद व मनीष कुमार 
सिंह पुत्र मुन्ना सिंह व परवीन 
बानो पत्नी सुहेल अहमद व 
निशा मौर्या पत्नी मेवालाल 
मौर्या व रामकृष्ण उर्फ । 
रामकेश पुत्र स्व . भगवान दास 
व परमीला देवी पत्नी राकेश 
व लालमनी देवी पत्नी 
नाथूराम व अनिल कुमार सिंह 
पुत्र मुन्नू सिंह व नन्द लाल 
सेठ पुत्र गुल्लू सेठ व सुषमा 
सेठ पत्नी रामकुमार सेठ व 
रामकृष्ण यादव पुत्र भगवान 
दास यादव व रजिया बेगम 
पत्नी नेहरू खॉ नि . बैकुण्ठपुर 
व मायादेवी पत्नी राजेश 
कुमार मनिराजी देवी पत्नी 
घनश्याम व विधावती देवी 
पत्नी जंगबहादुर सिंह नि . 
ग्राम । 
गोकुल व जवाहिर पुत्र 
रामधनी नि . ग्राम । 


(7) देवरिया | 357 


357 


कृषि 


निजी | 0.0600 


0 . 0600 


[ फा . सं. 2013 / एलएमएल / 12 / 7 / ईसी / 878] 
अचल जैन, कार्यकारी निदेशक ( भूमि एवं सुविधाएं - 1 ) 


[ 11 II - QU5 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF RAILWAY 

(RAILWAY BOARD ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 10th August , 2017 
S . O . 2625 (E ). — Whereas, by the notification of theGovernment of India , in the Ministry of Railways (Railway 
Board ), number, S .O . 824 (E ), dated the 14th March 2017 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part -II , 
Section 3 , Sub - section ( ii ) dated the 15th March 2017 (hereinafter referred to as the said notification ) under sub -section 
( 1) of section 20A of the Railways Act, 1989 ( 24 of 1989 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central 
Government, declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for 
execution , maintenance , management and operation of Special Railways Project, namely, Eastern Dedicated Freight 
Corridor , in the district of Mirzapur in the state of Uttar Pradesh ; 


And whereas , the substance of the said notification was published in the daily newspapers Hindustan , dated the 
08th April , 2017 and Dainik Jagran , dated the 08th April , 2017 under sub - section (4 ) of section 20A of the said Act ; 


And whereas , no objections were received by the competent authority ; 


And whereas, in pursuance of sub -section ( 1 ) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted it 
report to the Central Government; 


Now therefore , upon receipt of the said report of the competent authority , and in exercise of the powers conferred by 
sub section ( 1 ) of section 20E of the Railways Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in 
the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further, in pursuance of sub section (2 ) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that 
on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the schedule annexed here to shall vest 
absolutely in the CentralGovernment free from all encumbrances. 

SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure, for the Special Railway Project , namely , Eastern 
Dedicated Freight Corridor in the district of Mirzapur in the state of Uttar Pradesh . 
Name of District : Mirzapur 
| Si. | Name of Name of Village Plot Nature of Type | Area 

Name of Land Owners / 
No. | Tehsil 

No . Land 

Interested Persons 

Land Hect .) 
(1 ) | ( 2 ) L ( 3 ) 

(5 ) L (6 ) | ( 7 ) 

( 8 ) 
| Sadar ( 1 ) Belsari 142a Agriculture Private 0 .0090 | Rajendra Prasad ,Ghanshyam , Shiv 

Ganesh S /o Ram Taulan , Ishardei 
W /o Ram Taulan . 


of 


( In 


Chunar 


( 1 ) Makaipur 
(Rail To Rail) 


| 


243 


Agriculture 


Private 


0 .0016 | Kunta Devi W / o Bhagwan das. 


237 


242 


| Agriculture | Private 
| 
| Agriculturel | Private 

Tree 


0 .0080 | 

| Shriram , Chhangur S /o Baijnath . 
0 .0070 | Rajlal, Sodar S /o Jagardev , Kpil 

Dev , Gyadas S / o Bodar Ramjanm , 
Lalta S / o Ramdev , Sudhram Slo 
Setu , Shymdev S /o Baldev . 


238 


Agriculturel | Private 

Tree 


232 


| Agriculture 


Private 


0 .0178 | Anil Kumar, Ajay Kumar, Arun 

Kumar S /o Rajaram . 
0 .0300 Saraswati Singh W / o Govind Saran 

Singh , Basmati W / o Amardev , 
Dhanpatti Devi W / o Ramjeet . 


233 


Agriculture | Private 


0 . 0001 


Saraswati Singh W / o Govind Saran 
Singh , Basmati W /o Amardev , 
Dhanpatti Devi W /o Ramjeet . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


Chunar 


240 
241 


239 


227 


235 
216 
267 


Agriculture Private 0 .0050 Shivdhan , Ramdhan S /o Dallu . 
Agriculture Private 0 .0100 Kallu S/o Shivsan , Rakesh Singh , 

Rajesh Singh S /o S / o Dinnu , Sikhu , 
Baijnath , Jagarnath S /o Nanhku , 
Dallu S /o Sukhdev , Ramdev Slo 

Kumar. 
| Agriculture | Private | 0 .0100 Kallu S / o Shivbaran , Rakesh 

Singh , Rajesh Singh S /o S /o Hinnu . 
| Agriculture | Private 0.0800 | Shriram S /o Nanhku , Rajkumari 

Devi W /o Shriam . 
| Agriculture Private 0 .0700 | Ramnadan S / o Sukhraj. 

Agriculture Private 0 .0400 | Lallu S/o Naga. 
| Agriculture Private 0 .0180 | Ramnaresh Singh , Rajendra Prasad , 

Vansh Narayan S /o Ramnandan 
Singh , jangal S /o Meenta , 
Ghanshyam , Jokhan S /o Ramjeet, 
Pancham S / o Ramlakhan , Siyaram 
S /o Ramdev, Shymapuran Singh , 
Satya Narayan Singh , Shyam 

Narayn Singh S /o Ramvadan . 
| Agriculture | Private 0 .0504 | Girija S/o Chamru . 


(2 ) Kundadih 
(Rail To Rail ) 


161 


162 


Nathu S /o Chamru . 


| Agriculture Private 
| Agriculture | Private 


0 .0308 
0 .0192 


179 


Keshnath , Tufani, Ganesh , 
Rammurat S / o Parsottam . 


178 


Agriculture | Private 


0 .0051 Pawan Kumar , Ankit Kumar S / o 

Om Prakash , Geeta Devi W /o Om 
Prakash , Kewala Devi W /o Chhote 

Lal. 
0 .0018 || Bachhan , Lakhan S /o Chowalal, 

Dukhran W / o Chowalal. 


177 


Agriculture | Private 


180 


| Agriculture | Private 


0 .0198 | Anand Kumar S /o Girija Prasad , 

Usharani W / o Girija Prasad . 


181 
280 


163 
404 


| Agriculture | Private | 0 .0150 Mata Prasad S/o Sunder. 
Agriculture | Private 0 .0100 || Om Prakash , Jai Prakash , Gulab , 

| Rajesh Kumar S /o Bachhan . 
| Agriculture | Private 0.0192 Pancham Singh S /o Ramlakhan . 
| Agriculture | Private | 0 .0250 Shyam Ji S / o Ghurfekkan , Rama 

Shankar , Prabhu Narayan , Lallan , 
Pappu , Rajendra ,Mahendra , 
Nawati S /o Ram Ji. 


| 


( 3 ) Karhat 
(Rail To Rail ) 


408 


Agriculture 


Private 


0 . 0250 


Lautu , Paltu , Saltu , Bhanu Pratap 
urf Bhantu S / o Sakhhan , Ramkali 
S / o Late Sakhhan . 


408 /864 | Agriculture | Private 


0 .0250 


Ram Narayan , Rajnath S / o Lakhan , 
Rajkumar, Sadho S / o Makhhan , 
Sakhhan S / o Vishwanath , Lautu , 
Paltu , Saltu , Bhanu Pratap urf 
Bhantu S /o Sakhhan , Ramkali Slo 
Late Sakhhan . 
Ckhaderu S /o Kanhai. 
Satya Narayan , Babulal, Jawahir 
S /o Potan . 


412 
83 


Agriculture 
Agriculture 


Private 
Private 


0.0250 
0.0125 


( 4 ) 
Gorakhpurmafi 


[ 4T1 II – 015 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Chunar 


86 
88 


| Agriculture Private 0 .0179 Radheshyam S /o Khelawan . 
| Agriculture | Private | 0 .0260 | Babulal, Ramskhhi Basant Narayan 

S / o Heeralal. 


89 


Agriculture 


Private 


0 .0153 | Ram Autar S / o Baldev , Ranjeeta 

kaur W /o Ramandeep Singh . 


132 
681 
681 


(5 ) Jamalpur Mu 

Baraipur 
(Rail To Rail ) 


Agriculture | Private | 0 .0605 Ramlakahan S / o Devan . 
| Agriculture | Private 0 .0704 | Bachhalal S /o Ram Gopal urf 

Tudhi. 


687 


Agriculture 


Private 


0 .0198 


Ram Autar S/o Jagarnath , Harhar 
Yadav S /o Fauji . 


(6 ) Narayanpur 


7 


| Agriculture | Private 


0 .0526 Jang Bahadur Singh , Ramsurat 

Singh ,Munna Singh S /o Jhagdhu , 
Beena Singh W / o Madan Singh , 
Girish Chandra Yadav S / o Madhav 
Chandra Yadav , Akleenn Bano 
W /o Atique Ahmad , Manosh 
Kumar Singh S /o Munna Singh , 
parween Bano W / o Suhel Ahmad , 
Nisha Maurya W /o Mewalal 
Maurya , Ram Krishna urf Ramkesh 
S / o late Bhagwandas, Parmeela 
Devi W / o Rakesh , Lalmani Devi 
W / o Nathuram , Anil Kumar S /o 
Munnu Singh , Nandlal Seth S /o 
Gullu Seth , Susma Seth W / o 
Rajkumar Seth , Ramkrishna Yadav 
S /o Bhagwadas Yadav , Rajiya 
Begum W /o Nehru Khan , Maya 
devi W /o Rajesh Kumar, Maniraji 
Devi W / o Ghanshyam , Vidhawati 

Devi W /o Jang Bahdur Singh . 
0 .0600 | Gokul, Jawahir S /o Ramdhani. 


(7 ) Deoria 


357 


Agriculture | Private 


[F . No. 2013 /LML / 12 /7 /EC /878 ] 
ACHAL JAIN , Executive Director (Land & Amenities - I ) 


RAKESH SUKUL 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date: 2017 .08 . 19 14 : 17 : 32 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


